रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 99 


F 


O 


. 


: 


. 


. . 


. 


:: 


13 


. 
. 44 
. 
4LR 
. 

. 


: 


.. 


: ::: 


-: 


: 


.. 


: 
: 


.. 


. 


: 


सामव- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 22 , 2015 / ज्येष्ठ 1, 1937 
NEW DELHI, FRIDAY,MAY 22 , 2015 / JYAISTHA 1, 1937 


सं. 1092 ] 
No . 1092 ] 


विदेश मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 15 मई, 2015 


। 


का . आ . 1381( अ). – जबकि दिनांक 21 जनवरी, 1977 को कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि की स्थापना करने से संबंधित 
करार, जिसे 28 मार्च, 1977 को भारत गणराज्य द्वारा अनुसमर्थित किया गया था , के अनुसरण में केंद्र सरकार ने दिनांक 21 जून , 1978 
को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ) अधिनियम , 1947 ( 1947 का 46) की धारा 3 के 
अंतर्गत कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि और इसके अधिकारियों/ कर्मचारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान कर दी है। 


और जबकि , कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि के कार्यालय की स्थापना के बारे में भारत गणराज्य और कृषि विकास हेतु 
अंतरराष्ट्रीय निधि के बीच निष्पन्न करार, जो कि 27 मार्च, 2014 से प्रभावी हुआ है, के अनुसरण में (यहां इसके उपरांत इसे करार के रूप 
में संदर्भित किया गया है) कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के लिए देश में स्थित कार्यालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी । 


और जबकि करार के अनुच्छेद III , VI , VII , तथा XI में कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के राष्ट्र स्थित कार्यालय तथा इसके 
कार्मिकों के लिए विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों का प्रावधान किया गया है ; 


और जबकि दिनांक 21 जून , 1978 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि 
विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के लिए राष्ट्र स्थित कार्यालय और इसके अधिकारियों के लिए में विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मंजूरी 
देना आवश्यक समझा गया है । 


अब, इसलिए, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों ) अधिनियम , 1947 (1947 का 46 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद V की धारा 18,19 और 
अनुच्छेद || की धारा 2,3,4,5 तथा धारा 7 और धारा 8 के खंड (क ) और ( ख ) के प्रावधानों को आवश्यक परिवर्तन सहित कृषि विकास हेतु 
अंतर्राष्ट्रीय निधि के देश के कार्यालय और इसके कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए निम्नलिखित संशोधनों के अध्याधीन लागू होंगे । 


2273 GI/2015 


( 1 ) 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

संशोधन 


इस प्रकार प्रयुक्त अनुच्छेद में : 
(7 ) 

अनुच्छेद || की धारा 7; अनुच्छेद ||| की धारा 10 और अनुच्छेद VIII की धारा 29 के खंड (क ) और ( ख ) में " संयुक्त राष्ट्र " 
अभिव्यक्ति के लिए " कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के राष्ट्र स्थित कार्यालय " को शुरू के पैराग्राफों में प्रतिस्थापित 
किया जाएगा ; 


( ख ) 


धारा 19 में महासचिव अभिव्यक्ति हेतु " देश के प्रतिनिधि " अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ 97 . . - 11/ 451/ 16(2)/ 2014 ] 

जयदीप मजुमदार , प्रोटोकॉल प्रमुख 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th May , 2015 
S . O . 1381( E ). — Whereas in pursuance of the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural 
Development dated the 21st January , 1977 , which the Republic of India ratified on 28th March , 1977 , the Central 
Government issued a Gazette notification dated the 21st June, 1978 extending privileges and immunities under section 3 
of the United Nations ( Privileges and Immunities ) Act, 1947 (46 of 1947 ), to the International Fund for Agricultural 
Development and its officials recruited on an international basis; 

And whereas, in pursuance of the Agreement on the Establishment of the International Fund for Agricultural 
Development s Country Office between the Republic of India and the International Fund for Agricultural Development, 
which came into force on the 27th March , 2014 , (hereinafter referred to as the Agreement ) the International Fund for 
Agricultural Development s Country Office at Delhi was established ; 

And whereas , Articles III, VI, VII and XI of the Agreement provide for privileges and immunities of the 
International Fund for Agricultural Development s Country Office and its officials ; 

And whereas, in addition to the earlier notification dated the 21st June , 1978 , it is considered necessary to 
accord the necessary privileges and immunities, as provided in the aforesaid Act to the International Fund for 
Agricultural Development s Country Office and its officials; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations ( Privileges and 
Immunities ) Act , 1947 (46 of 1947 ), the Central Government hereby declares that the provisions of sections 
2 ,3,4 ,5 ,clauses (a ) and (b ) of section 7 and section 8 of Article II and sections 18 ,19 of Article V of the Schedule to the 
said Act shall apply , mutatis mutandis, to the International Fund for Agricultural Development s Country Office , and , its 
officials, subject to the following modifications, namely : 

MODIFICATIONS 
In the Articles so applied : 
(a ) in section 7 of Article II, section 10 of Article III and clauses (a ) and (b ) of section 29 of Article VIII, for 

the reference to the expression “ United Nations” , the expression “ International Fund for Agricultural 
Development s Country Office” shall be substituted in the opening paragraphs; 
in section 19 for the reference to the expression “ Secretary General” , the expression “ Country 
Representative ” shall be substituted . 

[ F . No. D - II/ 451/ 16 ( 2 )/2014 ] 
JAIDEEP MAZUMDAR , Chief of Protocol 


(b ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


